निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 656 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 अगस्त 2016 

वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग 


कार्यालय आदेश 

1 अगस्त 2016 
सं० अंस्था० ( 11 ) - 01 / 2016 - 59 वि०अं० - अंकेक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा - 2007 
(विज्ञापन संख्या - 2407 ) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित 
सफल अभ्यर्थियों को " अंकेक्षक " के पद पर पे बैंड रू0 5200 - 20200 / - ग्रेड पे - 2800 / - में समय समय पर राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान अंकेक्षक के रूप पूर्णतः औपबन्धिक रूप 
से नियुक्त किया जाता है : 


क्र० । अभ्यर्थी का 


स्थायी पता 


अनुक्रमांक 


स० 


नाम 


पिता / पति 
का नाम 

3 
श्री सीताराम 


| 


1 
1 


2 
श्री संतोष राम 


5 
11321289 


मेघा । आरक्षण | जन्म । अभ्युक्ति 
क्रमांक कोटि | तिथि 
6 

7 
222 अनु० 06 - 02 
जाति 

1979 


राम 


2 


। 


11422695 


225 


श्री ललित 
रंजन 


अनु० 


श्री द्वारिका 
लाल प्रसाद 


| 24- 01 

1971 


जाति 


4 
ग्राम + पो० - सहजौल , 

थाना - शाहपुर , 
जिला - भोजपुर, 

आरा, बिहार, 
पिन कोड - 802165 

ग्राम - चौहर, 
पो० - आनन्दपुर , 

थाना - करपी, 
जिला - अरवल, 
बिहार , - 804419 

ग्राम – अलंग, 
पो० - परघरी , 

थाना - सबौर, 
जिला - भागलपुर , 

बिहार 


3 


11220787 


227 


श्री सूर्यप्रकाश श्री बाल कृष्ण 

प्रसाद दास 


अनु० 
जाति 


। 10 - 01 

1973 


क्र० 


मेघा 


जन्म | अभ्युक्ति 


आरक्षण 
कोटि 


तिथि 


7 
अनु० 


15 -01 
1974 


जाति 


अनु० । 21- 10 
जाति । 1984 


अनु० 
जाति 


28 -01 
1971 


247 


अनु० 
जाति 


। 16- 05 

1982 


8 


| 


अनु० 
जाति 


01 -12 
1975 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 अगस्त 2016 
अभ्यर्थी का पिता / पति । स्थायी पता । अनुक्रमांक 
सं० नाम का नाम 

क्रमांक 
| 2 

3 
4 श्री प्रमोद कुमार | श्री रामपति ग्राम - दहियाड़ी 12026347 - 236 
पासवान राम 

टोला, 
पोस्ट -सिकरीया, 
थाना - काराकाट 
जिला - रोहतास , 

821310 
5 | श्री विशाल स्व० नीरज | ग्राम - ताज कॉलोनी, | 11321797 । 237 
कुमार कुमार पंचायटिया अखाड़ा , 

पोस्ट - गया, 
थाना कोतवाली, 
जिला - गया , 

823001 
श्री अजय | श्री कपिलदेव । ग्राम + पो० - नगपुरा, ___ 11120066 | 242 
कुमार 

राम 

थाना - सिमरी, 
जिला -बक्सर , 

802118 
7 | श्री कारू 

श्री उदय ग्राम - इमलियाचक, | 11220821 
पासवान पासवान 

पो० - गया , 
थाना - रामपुर, 
जिला - गया , 

823001 
श्री जयराम | श्री धरीक्षण ग्राम + पो० - फरना, | 10120726 - 250 
प्रसाद 

राम 

थाना - बड़हिया, 
जिला - भोजपुर, 

802315 
श्री जितेन्द्र श्री परमानन्द । ग्राम + पो० - कुर्था 11321490 226 
कुमार पंडित 

बाजार, 
भाया -टेंहटा , 
थाना- मखदुमपुर, 

जिला - जहानाबाद 
श्री विकास श्री चन्देश्वर ग्राम + पो० - बड़ी 11623839 231 
कुमार नोनिया । नोनिया 

पैठाना, 
थाना - इस्लामपुर , 
जिला - नालंदा, 

801303 
11 | श्री अजित स्व० सुरेन्द्र ग्राम + पो० - सुईथा, 11321766 232 
कुमार प्रसाद गुप्ता थाना - परसाबाजार , 

जिला - पटना 
| 12 श्री संजय श्री द्वारिका ग्राम - दुर्गापुर , 12126910 | 249 
कुमार प्रसाद पोद्धार वार्ड नं० - 33, 

पो० + थाना +जिला 

कटिहार, 854105 
श्री विमल श्री शुकदेव ग्राम - दत्तरंगा, 11925654 253 
कुमार बादल | प्रसाद मंडल पो० + थाना - प्राणपुर, 

जिला - कटिहार, 

__ 854116 
श्री मो० श्री मो० फैजल ग्राम - जादोपुर, 11321876 

257 
आफताब हुसैन अंसारी पोस्ट + थाना 
आलम 

बेलागंज, 
जिला गया , 

804403 


9 


अत्यंत 02 -01 
पिछडा । 1981 

वर्ग 


अत्यंत 03 - 08 
पिछडा । 1983 


वर्ग 


अत्यंत | 02 -10 
पिछड़ा 1985 

वर्ग 
अत्यंत | 15 -02 
पिछड़ा | 1976 


वर्ग 


13 


| 04 - 10 


अत्यंत 
पिछड़ा 


| 1977 


वर्ग 


मा० 


अत्यंत 
पिछड़ा 
वर्ग 


| 15 - 02 
| 1984 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 अगस्त 2016 
क्र० अभ्यर्थी का पिता / पति स्थायी पता अनुक्रमांक ___ मेघा आरक्षण जन्म । अभ्युक्ति 
सं० नाम का नाम 

क्रमाक । कोटि 

तिथि 
| 2 

7 
15 श्रीमती ललिता श्री संजय ग्राम - पूरब । 11029077 - 221 पिछड़ा । 10 - 06 
कुमारी कुमार साह आजीमगंज , 

वर्ग 1975 
पोस्ट + थाना - हवेली 

खड़गपुर 
जिला -मुंगेर, 

811213 
| 16 | श्रीमती रीता । श्री उपेन्द्र राय । ग्राम - चन्डिला, 11120164 

258 

पिछड़ा | 23 - 12 
कुमारी पोस्ट + थाना - मकेर, 

वर्ग 1980 
जिला - सारण, 

841215 


2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु बिहार सरकार द्वारा समय - समय पर प्रतिपादित नियम 

/ अधिनियमों से यह नियुक्ति प्रभावित होगा । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 
स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा – पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
योगदान के समय अभ्यर्थियों को आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा 
कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कारवाई भी की जायेगी । 
बिहार पेंशन ( संशोधन) नियमावली - 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं० 1964 दिनांक 
31. 08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 
यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्णतः औपबंधिक होगी । क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई 
के थाना कांड सं० 23 / 2012 के अंतिम फलाफल से यह प्रभावित होगा । 
अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिये कोई यात्रा 

भत्ता देय नहीं होगा । 
___ अभ्यार्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रपत्र प्राप्ति की दशा में प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी 

सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर निश्चित 
रूप से अपना योगदान अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करना होगा, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् 

योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
12. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है , ( परिशिष्ट - 1 
संलग्न ) । अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

__ आदेश से , 

अवधेश कुमार , 
मुख्य लेखा नियंत्रक ।. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 656 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


